निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1105 ) पटना, शुक्रवार , 27 सितम्बर 2019 


सं० 04 / क्षे०स्था० ( जनगणना) - 05 / 2019 - 248(4 ) / रा0 , 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 

28 जून 2019 
विषय : - जनगणना, 2021 के सुगम एवं सफल कार्यान्वयन के निमित्त राज्य स्तरीय समन्वय 

समिति का गठन । 
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त , गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनगणना, 2021 के सुगम 
एवं सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है । अतएव राज्य सरकार 
जनगणना, 2021 के सफल संचालन के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित करने का 
निर्णय लिया है । इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे : 
1. मुख्य सचिव, बिहार 

– अध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना 

- सदस्य 
अपर मुख्य सचिव , शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 

- सदस्य 
अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग , बिहार, पटना 

- सदस्य 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना 

– सदस्य 
प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार, पटना 

- सदस्य 
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना 

- सदस्य 
8. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना – सदस्य 
सचिव , योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना 

- सदस्य 
10. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना 

- सदस्य 


ल 


ल 


+ 


6 


- 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 सितम्बर 2019 


11. सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार , पटना 

– सदस्य 
12. निदेशक , अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार , पटना 

- सदस्य 
13. निदेशक , जनगणना संचालन, बिहार, गृह मंत्रालय भारत सरकार, - संयोजक सदस्य 
2. यह समिति जनगणना, 2021 के कार्यों में समुचित मार्गदर्शन , संबंधित विभागों में समन्वय एवं जनगणना, 
2021 के कार्य प्रगति का अनुश्रवण करेंगी । 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशित 

कराया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को 
प्रेषित की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1105 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


